निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 178 ) 


23 पौष 1936 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 13 जनवरी 2015 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

15 दिसम्बर 2014 
सं0 1 स्था० ( न0आ0) - 02 / 2013 - 3966 / न0वि0आ0वि0 — सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक - 17184 
दिनांक 12.12.2014 द्वारा श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0 (बिहार, 2005), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सह 
निगमायुक्त, पटना नगर निगम को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुए तत्काल कार्यहित में निगमायुक्त का प्रभार 
पटना नगर निगम में पदस्थापित अगले वरीयतम पदाधिकारी को नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिए जाने का 
निदेश दिया गया है । 

2. तदनुसार श्री कपिल अशोक शीर्षत , भा0प्र0से0 (बिहार, 2011 ), अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को 
तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सह -निगमायुक्त, पटना नगर निगम का प्रभार 
सौंपा जाता है । 

____ 3. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सह - निगमायुक्त, पटना नगर निगम के पद पर नियमित पदस्थापन माननीय 
पटना उच्च न्यायालय की अनुमति के पश्चात् किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय रंजन, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 178-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic. in 


